निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1150 ) पटना , शुक्रवार , 11 अक्तूबर 2019 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

1 अक्तूबर 2019 
सं0 1 / स्था0 ( 2) 202 / 2016 - 3053 - विभागीय अधिसूचना संख्या - 315 - सह - पठित ज्ञापांक - 316 दिनांक 
25.01.2019 की द्वारा बिहार मत्स्य सेवा के कुल 05 पदाधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गयी अनुशंसा 
के आलोक में उप मत्स्य निदेशक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी थी । उक्त अधिसूचना की कंडिका - 4 को 
विलोपित किया जाता है । 
अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेंगी । 

आदेश से , 
प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1150 -571 + 10 - डी0टी0पी0। 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


